सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 29 राँची, शुक्रवार , 


10 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


शुद्धि पत्र 
7 जनवरी , 2020 


पत्रांक-06/मुक . ( भूदान) -380/2014 ( खण्ड संचिका) -65 / रा., माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची 
द्वारा सिविल रीविजन नं0-09/ 2016 झारखण्ड भूदान कर्मचारी संघ बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में 
दिनांक -08.11.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में एवं पूर्व में झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम , 1949 की 

( 3) ( 1) के तहत झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटि के गठन किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना 
संख्या-4355 , दिनांक -31.10.2019 की प्रथम पंक्ति में उधृत "धारा-(3)(1) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा 
झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटि का गठन किया जाता है " को विलोपित किया जाता है । 

शेष कंडिकाएँ, तथ्य एवं शर्त यथावत् रहेंगे । 


धारा 


ह 0 / 
कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 29 -- 50 


